निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 837 ) 


15 आश्विन 1936 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 7 अक्तूबर 2014 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

3 जुलाई 2014 
सं0 22 / नि0सिo (सिवान) - 11 -18 / 2012 / 854 — श्री रामेश्वर चौधरी ( I. D . N0 - 3495 ), अधीक्षण 
अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना द्वारा श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण 
पदाधिकारी, बाढ नियंत्रण अंचल, पडरौना का अनाधिकृत उपस्थिति के संबंध में ससमय उच्च पदाधिकारी को सूचना 
नहीं दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया । अधीक्षण अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण के बचाव के बिन्दू में निम्न 
बाते कही गयी : 

1. श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद , तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी दिनांक 01.02. 12 से 07 .04. 12 तक की अनुपस्थिति के 
संदर्भ में अधीक्षण अभियंता अपने पत्रांक - 99 दिनांक 01 .03. 12 से पृच्छा करते हुए इसकी सूचना मुख्य अभियंता, जल 
संसाधन विभाग , सिवान को दी गयी है । 

___ 2. दिनांक 01.05.12 से अपने कार्य से बिना सूचना के अनुपस्थिति के संबंध में अधीक्षण अभियंता अपने 
कार्यालय के पत्रांक - 388 दिनांक 31.05.12 से पृच्छा की गयी तथा पत्रांक - 484 दिनांक 30.06.12 तथा 566 दिनांक 
12.07. 12 से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्मारित किया गया तथा पत्रांक - 388 दिनांक 30.05.12 की प्रतिलिपि मुख्य 
अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान को दी गयी । 

उपर्युक्त बचाव बिन्दु के संदर्भ में मुख्य अभियंता, सिवान से मंतव्य की मॉग की गयी जिसमें मुख्य अभियंता, 
सिवान द्वारा कहा गया कि श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद के अनुपस्थित होने के संबंध में अधीक्षण अभियंता द्वारा सूचना उनके 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 अक्तूबर 2014 
पत्रांक - 506 दिनांक 12.07.12 द्वारा दी गयी थी जो इस कार्यालय में दिनांक 19.07.12 को प्राप्त हुआ । इसके पूर्व का 
अंकित प्रसंग इस कार्यालय में अप्राप्त है । 

समीक्षा में पाया गया कि मुख्य अभियंता , सिवान के मंतव्य से स्पष्ट है कि श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद के अनाधिकृत 
अनुपस्थिति की सूचना ससमय श्री चौधरी, अधीक्षण अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान को नही 
दी गयी । वर्णित स्थिति में श्री चौधरी के विरूद्ध सरकार द्वारा उक्त आरोप प्रमाणित पाया गया । प्रमाणित आरोप के 
लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया : 

( क ) निन्दन वर्ष 2010 - 11 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामेश्वर चौधरी, अधीक्षण अभियंता को निम्न दण्ड दिया जाता है तथा इसे 
संसूचित किया जाता है : 
( क ) निन्दन वर्ष 2010 - 11 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 837 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


